पंजीयन क्रमांक 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक 
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. 
भिलाई, दिनांक 30-5-2001.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 8 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 फरवरी 2024-फाल्गुन 4 शक 1945 


भाग 3 ( 1 ) 
विज्ञापन 


अन्य सूचनाएं 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, पवन कुमार चौरसिया आत्मज श्री सखीचंद प्रसाद चौरसिया, उम्र 44 वर्ष, निवासी शांति 
नगर, कोहका, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. मेरा वास्तविक नाम पवन कुमार चौरसिया है जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण 
पत्रों व मतदाता परिचय पत्र में दर्ज है किन्तु मेरे आधार कार्ड में मेरा घरेलु नाम अनुज कुमार दर्ज है जिसे परिविर्तत कर मेरे वास्तविक नाम को 
दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे पवन कुमार चौरसिया आत्मज श्री सखीचंद प्रसाद चौरसिया के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
अनुज कुमार पवन कुमार चौरसिया 
(Anuj Kumar) (Pawan Kumar Chourasia) 
पिता-श्री सखीचंद ware चौरसिया पिता-श्री सखीचंद प्रसाद चौरसिया 
(S/o- Shri Sakhichand Prasad (S/o- Shri Sakhichand Prasad 
Chourasia) Chourasia) 
निवासी-शांति नगर, निवासी-शांति नगर, 
कोहका, भिलाई, कोहका, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


95 


96 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 23 फरवरी 2024 [ भाग 3 (1) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, बंडी tear आत्मज बी. मरिया दास, उम्र 68 वर्ष, निवासी-बी.बी.ए. क्लब इंडोर 
स्टेडियम के पास, इंदिरा पैलेस, वार्ड नं. 48, सिविक सेंटर भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. मेरा पूर्ण वास्तविक नाम बंडी स्टीवेन्श 
(Bandi Steevens) आ. बी. मरियादास (8. Mariya Das) है जो कि मेरे ट्रांसफर सर्टिफिकेट में दर्ज है, किन्तु मेरे आधार कार्ड में बी. स्टेवेंश 
(8. Steevens), मतदाता परिचय पत्र में बी. स्टेवेनश (Bi Stivensh) आ. बी. मारियादास (Bi Mriyadas) तथा शैक्षणिक प्रमाण पत्र में 


Sri Bandi Steevens आ. Sri 8. Mariya Das दर्ज है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष 
शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब से मुझे बंडी Kaa आत्मज श्री बी. मरिया दास के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
बी. स्टेवेंश (B. Steevens), बंडी स्टीवेन्श 
बी. स्टेवेंश (81. Stivensh), (Bandi Steevens) 
Sri Bandi Steevens, पिता-बी. मरिया दास 
पिता-श्री बी. मारियादास (S/o- 8. Mariya Das), 
(S/o- Bi. Mriyadas), निवासी-बी.बी.ए. क्लब 
Sri B. Mariya Das इंडोर स्टेडियम के पास, 
निवासी-बी.बी.ए. क्लब इंदिरा पैलेस, वार्ड नं.-48, 
इंडोर स्टेडियम के पास, सिविक सेंटर भिलाई, 
इंदिरा पैलेस, वार्ड नं.-48, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 
सिविक सेंटर भिलाई, 


तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, Anwar Alam आत्मज Shri Sarwar Alam, उम्र 39 वर्ष, निवासी-म. 4. 36, वार्ड नं. 
05, फरीदिया मस्जिद के पास, कृष्णा नगर, सुपेला, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. पूर्व में मेरे पुत्र का नाम Ahad 
Choudhry था जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज है. मैंने अपने पुत्र का नाम परिवर्तित कर नया नाम Fahad Anwar Choudhry रख लिया 
हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः: अब से मेरे पुत्र को Fahad Anwar Choudhry आत्मज Anwar Alam के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
Ahad Choudhry Fahad Anwar Choudhry 
fad-Shri Anwar Alam faa-Shri Anwar Alam 
निवासी-म. नं.-36, वार्ड नं.-05, निवासी-म. नं.-36, वार्ड नं.-05, 
'फरीदिया मस्जिद के पास, 'फरीदिया मस्जिद के पास, 
कृष्णा नगर, सुपेला, भिलाई नगर, कृष्णा नगर, सुपेला, भिलाई नगर, 


तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


भाग 3 (1) ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 23 फरवरी 2024 97 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, लंदा रामा राव आत्मज Shri Musalayya, उम्र 49 वर्ष,निवासी- 33, पोल नं. 82 25, 
18 नं. रोड, बी. के राव चाय ठेला के पास, स्टील नगर, केम्प 1, भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. मेरा वास्तविक नाम लंदा रामा 
राव है जो कि मेरे आधार कार्ड, पैनकार्ड व मेरे पुत्र के आधार कार्ड में दर्ज है, किन्तु मेरे पुत्र के कक्षा दूसरी व उसके आधार कार्ड में उसका नाम 
Chaitanya, कक्षा आठवी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र व जन्म प्रमाण पत्र में 1... Chaitanya आ. L. Rama Rao तथा मेरे ड्रायविंग लायसेंस में भी 
मेरा नाम 1.. Rama Rao दर्ज है. मैंने अपने पुत्र का नाम परिवर्तित कर पूर्ण नाम लंदा चैतन्या आ. लंदा रामा राव रख लिया हूँ तथा इस आशय 
के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब से मेरे पुत्र को लंदा चैतन्या आत्मज लंदा रामा राव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
Chaitanya, लंदा चैतन्या 
L. Chaitanya (Landa Chaitanya) 
पिता -Shri L. Rama Rao पिता - At लंदा रामा राव 
निवासी-33, पोल नं.-82 25, (S/o-Shri Landa Rama Rao) 
18 4. रोड, बी. के. राव निवासी-33, पोल नं.-82 25, 
चाय ठेला के पास, 18 4. रोड, बी. के. राव 
स्टील नगर, केम्प-1, भिलाई, चाय ठेला के पास, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) स्टील नगर, केम्प-1, भिलाई, 


तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, दिशा वर्मा आत्मजा श्री भारतभूषण वर्मा, उम्र 40 वर्ष, निवासी-किंगस्टन-14, कृष्णा ग्रेण्ड 
सिटी, तीसरा माला, कोहका, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. पूर्व में मेरा नाम दिशा वर्मा आ. भारतभूषण वर्मा था. मेरा विवाह 
दिनांक 22-06-2002 को श्री विजय सिंह के साथ संपन्न हुआ था. विवाह पश्चात्‌ मेरा नाम परिवर्तित कर दिशा सिंह हो गया, किन्तु दिनांक 22- 
02-2022 को मेरे पति से मेरा विवाह विच्छेद हो गया. पुनः मैंने अपना नाम परिवर्तित कर पूर्व नाम दिशा वर्मा आ. श्री भारतभूषण वर्मा रख ली हूँ, 
जिसे मेरे समस्त शासकीय/अर्द्भासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब से मुझे दिशा वर्मा आत्मजा श्री भारतभूषण वर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
श्रीमती दिशा सिंह दिशा वर्मा 
(Smt. Disha Singh) ( Disha Verma) 
पति-श्री विजय सिंह पिता-श्री भारतभूषण वर्मा 
निवासी-किंगस्टन-14, निवासी-किंगस्टन-14, 
कृष्णा ग्रेण्ड सिटी, कृष्णा ग्रेण्ड सिटी, 
तीसरा माला, कोहका, भिलाई, तीसरा माला, कोहका, भिलाई, 


तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


98 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 23 फरवरी 2024 [ भाग 3 (1) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मोहम्मद मुगेश आत्मज मोहम्मद अनीस, उम्र 55 वर्ष, निवासी-कृष्णा नगर, जनता 
इलेक्ट्रानिक, सुपेला, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. मेरे पुत्र, मेरा तथा मेरी पत्नि का वास्तविक नाम मोहम्मद Ve आ. मोहम्मद 
मुगेश माता रफिया बेगम है. मेरा तथा मेरी पत्नि का वास्तविक नाम हमारे आधार कार्ड, पैनकार्ड, मेरे पुत्र के कक्षा दसवीं के शैक्षणिक प्रमाण पत्र 
तथा उसके आधार कार्ड में दर्ज है, उसके जन्म प्रमाण पत्र में उसका वास्तविक नाम, किन्तु मेरा तथा मेरी पत्नि का नाम मो. मुगीश, शफिया बेगम 
व कुछ अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में MD. Zaid, MD, Zayed, MD. Zeyed Siddiqui आ. Mr. M. Mugesh, MD. Mugesh दर्ज है जिसे 
परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब से मेरे पुत्र को मोहम्मद जैद आत्मज मोहम्मद मुगेश के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
MD. Zaid, MD, Zayed, मोहम्मद जैद 
MD. Zeyed Siddiqui (Mohammad Zaid ) 
पिता-५ा. M. Mugesh, पिता-मोहम्मद मुगेश 
थी). 186७1, (S/o-Mohammad Mugesh ) 
मो. मुगीश 


माता-रफिया बेगम 
(M/o-Rafiya Begum ) 


माता-शफिया बेगम 


-कृष्णा नगर 
निवासी-कृष्णा नगर, pa 
जनता इलेक्ट्रानिक, न 
सुपेला, भिलाई जनता इलेक्ट्रानिक, 
जल न्‍ सुपेला, भिलाई, 


तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, गौतमचंद झाबक आत्मज स्व. प्रेमचंद झाबक, उम्र 53 वर्ष, निवासी-म. नं. 9/293, श्याम 
टाकीज रोड, बुढ़ापारा, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूँ. पूर्व में मेरे पुत्र का नाम कुशाल झाबक था जो कि उसके समस्त शैक्षणिक 
प्रमाण पत्रों, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है. मैंने अपने पुत्र का नाम परिवर्तित कर नया नाम छायांक झाबक रख लिया 
हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब से मेरे पुत्र को छायांक झाबक आत्मज गौतमचंद झाबक के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
कुशाल झाबक छायांक झाबक 
(Kushal Jhabak) (Chhaayank Jhabak) 
पिता-श्री गौतमचंद झाबक पिता-श्री गौतमचंद झाबक 
निवासी-म. नं.-9/293, निवासी-म. नं.-9/293, 
श्याम टाकीज रोड, श्याम टाकीज रोड, 
बुढ़ापारा, रायपुर, बुढ़ापारा, रायपुर, 


तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) 


भाग 3 (1) ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 23 फरवरी 2024 99 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती सना खान ध. प. श्री शहादत खान, उम्र 32 वर्ष, निवासी-ब्लाक नं. 5, Fa. नं. 
4, हाऊसिंग बोर्ड, औद्योगिक क्षेत्र भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. पूर्व में मेरा नाम स्मिता रात्रे आत्मजा श्री मनोज रात्रे था जो मेरे 
समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, आधार कार्ड, पैनकार्ड व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है मेरा विवाह दिनांक 29-06-2022 को श्री शहादत खान के साथ 
संपन्‍न हुआ. विवाह पश्चात्‌ मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती सना खान रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी 
के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे श्रीमती सना खान ध. प. श्री शहादत खान के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
स्मिता रात्रे श्रीमती सना खान 
पिता-श्री मनोज रात्रे (Smt. Sana Khan) 
निवासी-ब्लाक नं.-5, पति-श्री शहादत खान 
aa. नं.-4, हाऊसिंग बोर्ड, (W/o- Shri Shahadat Khan) 
औद्योगिक क्षेत्र भिलाई, निवासी-ब्लाक a5, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. 71.) क्वा. नं.-4, हाऊसिंग बोर्ड, 
औद्योगिक क्षेत्र भिलाई, 


तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, Smt. Rakshana Harun ध. प. Shri Mohd. Harun, उम्र 50 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 
5/सी, सड़क नं. 29, सेक्टर 7, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. मेरे पति भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हैं. उनका 
वास्तविक नाम Mohd. Harun है जो कि उनके सर्विस रिकार्ड में दर्ज है तथा मेरा वास्तविक नाम Rakshana Harun है. जो कि मेरे आधार कार्ड 
व पैनकार्ड में दर्ज है, किन्तु मेरे आधार कार्ड में मेरे पति का नाम Mohammad Harun, मेरे पति के सर्विस रिकार्ड में Rakshana Anjum व 
मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में Kum. Rakhashana Anjum दर्ज है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी 
के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब से मुझे Smt. Rakshana Harun ध. प. Shri Mohd. Harun के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
Rakshana Anjum Smt. Rakshana Harun 
Kum. Rakhashana Anjum पति- Shri Mohd. Harun 
ufd-Mohammad Harun निवासी-क्वा. नं. 5/सी, 
निवासी-क्वा. नं.-5/सी, सड़क नं.-29, सेक्टर-7, भिलाई, 
सड़क नं.-29, सेक्टर-7, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


100 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 23 फरवरी 2024 [ भाग 3 (1) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, डी. आर. देशमुख आत्मज श्री सी. आर. देशमुख, उम्र 52 वर्ष, निवासी-वार्ड नं. 43, 
कन्हैयापुरी, कसारीडीह, दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. मेरा व मेरे पिता का वास्तविक नाम डी. आर. देशमुख आ. सी. आर. देशमुख 
है जो कि मेरे आधार कार्ड व मतदाता परिचय पत्र में दर्ज है, किन्तु मेरे शामिलात में ग्राम कुथरेल की भूमि के राजस्व रिकार्ड में मेरा नाम जगेश्वर 
आ. छेरूराम दर्ज है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे डी. आर. देशमुख आत्मज श्री सी. आर. देशमुख के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


जगेश्वर 
(Jageshwar ) 
पिता-श्री छेरूराम 
(S/o- Shri Chheruram ) 
निवासी-वार्ड नं.-43, कन्हैयापुरी, 
कसारीडीह, दुर्ग, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


नया नाम 


डी. आर. देशमुख 
(D. R. Deshmukh ) 
पिता-श्री सी. आर. देशमुख 
(S/o- Shri C. R. Deshmukh) 
निवासी-वार्ड नं.-43, कन्हैयापुरी, 
कसारीडीह, दुर्ग, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, धारा पटेल आत्मजा श्री हरसुख पटेल, उम्र 22 वर्ष, निवासी- राम वीला, फाफाडीह, गली 
नं. 1, वार्ड नं. 22, रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) की हूँ. पूर्व में मेरा नाम राधिका पटेल था तथा मैं इसी नाम से जानी पहचानी जाती 
थी. मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम धारा पटेल रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर 


अतः: अब से मुझे धारा पटेल आत्मजा श्री हरसुख पटेल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


राधिका पटेल 
(Radhika Patel ) 
पिता-श्री हरसुख पटेल 
निवासी-राम वीला, 
'फाफाडीह, गली नं.-1, 
वार्ड नं.-22, रायपुर, 
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) 


नया नाम 


धारा पटेल 
(Dhara Patel) 
पिता-श्री हरसुख पटेल 
निवासी-राम वीला, 
'फाफाडीह, गली नं.-1, 
वार्ड नं.-22, रायपुर, 
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 23 फरवरी 2024 101 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, भुनेश्वरी नेताम ध. प. श्री छन्‍नू लाल नेताम, उम्र 54 वर्ष, निवासी-अचौद, बालोद, तहसील 
व जिला बालोद (छ. ग.) की हूँ. पूर्व में मेरा नाम चन्द्रिका नेताम था तथा मैं इसी नाम से जानी पहचानी जाती थी. मैंने अपना नाम परिवर्तित कर 
नया नाम भुनेश्वरी नेताम रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे भुनेश्वरी नेताम ध. प. श्री छन्‍नू लाल नेताम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


चन्द्रिका नेताम 
(Chandrika Netam) 
पति-श्री छन्‍नू लाल नेताम 
निवासी-अचौद, बालोद, 


तह. व जिला-बालोद (छ. ग.) 


नया नाम 


भुनेश्वरी नेताम 
(Bhuneshwari Netam ) 
पति-श्री छन्‍नू लाल नेताम 
निवासी-अचौद, बालोद, 
तह. व जिला-बालोद (छ. ग.) 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीराम ढ़ीमर आत्मज श्री संतोष कुमार ढ़ीमर, उम्र 27 वर्ष, जाति ढ़ीमर, निवासी-ग्राम 
अछोटी, पोस्ट+थाना अण्डा, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. मेरा वास्तविक नाम श्रीराम ढ़ीमर है जो मेरे जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज है. किन्तु 
मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड व अन्य अभिलेखों में बंशीलाल ढीमर दर्ज है. मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम श्रीराम ढ़ीमर रख 
लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब से मुझे श्रीराम ढ़ीमर आत्मज श्री संतोष कुमार ढ़ीमर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


बंशीलाल ढ़ीमर 
पिता-श्री संतोष कुमार ढ़ीमर 
निवासी-ग्राम-अछोटी, 
पोस्ट+ थाना-अण्डा, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


नया नाम 


श्रीराम STAR 
पिता-श्री संतोष कुमार ढीमर 
निवासी-ग्राम-अछोटी, 
पोस्ट+ थाना-अण्डा, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


102 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 23 फरवरी 2024 [ भाग 3 (1) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सियाराम आत्मज स्व. कार्तिक, उम्र 60 वर्ष, निवासी-मकान नं. 27, कृष्णा नगर, भारत 
माता चौक, सुपेला, भिलाई, जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. मेरा वास्तविक नाम सियाराम है, जो कि मेरे दाखिल खारिज में दर्ज है, किन्तु मेरे आधार 


कार्ड व पैनकार्ड में मेरा घरेलु नाम रमैया कोसरे दर्ज है जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष 
शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः: अब से मुझे सियाराम आत्मज स्व. कार्तिक के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
रमैया कोसरे सियाराम 
(Ramaiya Koshre ) (SiyaRam ) 
पिता-स्व. कार्तिक पिता-स्व. कार्तिक 
(S/o- Late Kartik) (S/o- Late Kartik) 
निवासी-मकान नं.-27, कृष्णा नगर, निवासी-मकान नं.-27, कृष्णा नगर, 
भारत माता चौक, भारत माता चौक, 
सुपेला, भिलाई, सुपेला, भिलाई, 
जिला-दुर्ग (छ. ग.) जिला-दुर्ग (छ. ग.) 
नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अरविन्द सोनकर आत्मज श्री गभरूराम सोनकर, निवासी-ग्राम तुलसी, तहसील पाटन, 
जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. मेरा वास्तविक नाम अरविन्द सोनकर है, जो मेरा व मेरे पुत्र सोम कुमार सोनकर के आधार कार्ड में दर्ज है, किन्तु मेरे 


पुत्र के दाखिला पंजी में मेरा नाम अनिल दर्ज है जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ 
पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब से मेरे पुत्र को सोम कुमार सोनकर आत्मज अरविन्द सोनकर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
सोम कुमार सोनकर सोम कुमार सोनकर 
(Som Kumar Sonkar ) (Som Kumar Sonkar ) 
पिता-श्री अनिल पिता-श्री अरविन्द सोनकर 
(S/o- Shri Anil) (S/o- Shri Arvind Sonkar ) 
निवासी-ग्राम-तुलसी, निवासी-ग्राम-तुलसी, 
तहसील-पाटन तहसील-पाटन 


जिला-दुर्ग (छ. ग.) जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


भाग 3 (1) ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 23 फरवरी 2024 103 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मीसला उमावती ध. प. श्री मीसला मुरलीधर, उम्र 50 वर्ष, निवासी-627/24, कृष्णा टॉकिज 
रोड, अवधपुरी, रिसाली, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत्‌ हूँ मेरा वास्तविक नाम मीसला 
उमावती है जो कि मेरे आधार कार्ड, पासपोर्ट व अन्य आवश्यक दस्तावेजों में दर्ज है, किन्तु मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम एम. उमावती दर्ज है 
जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे मीसला उमावती ध. प. श्री मीसला मुरलीधर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
एम. उमावती मीसला उमावती 
(M. (799५9 ) (Meesala Umavati ) 

पति-श्री मीसला मुरली धर पति-श्री मीसला मुरलीधर 
(W/o- Shri Meesala Muralidhar ) (W/o- Shri Meesala Muralidhar ) 
निवासी-627/24, कृष्णा टॉकिज रोड, निवासी-627/24, कृष्णा टॉकिज रोड, 

अवधपुरी, रिसाली, भिलाई अवधपुरी, रिसाली भिलाई 

तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 
नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, टिकेश्वर प्रसाद वर्मा आत्मज श्री सागर सिंह वर्मा, उम्र 33 वर्ष, जाति लोधी, निवासी-शक्ति 
नगर, वार्ड नंबर 18, दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. पूर्व में मेरे पुत्र का नाम डिलेश्वर वर्मा था जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र व आधार 


कार्ड में दर्ज है. मैंने अपने पुत्र का नाम परिवर्तित कर नया नाम शिवम वर्मा रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष 
शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः: अब से मेरे पुत्र को शिवम वर्मा आत्मज टिकेश्वर प्रसाद वर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
डिलेश्वर वर्मा शिवम वर्मा 
(Dileshwar Verma ) (Shivam Verma) 
पिता-श्री टिकेश्वर प्रसाद वर्मा पिता-श्री टिकेश्वर प्रसाद वर्मा 
निवासी-शक्ति नगर, निवासी-शक्ति नगर, 
वार्ड नंबर-18, दुर्ग, वार्ड नंबर-18, दुर्ग, 


तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


104 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 23 फरवरी 2024 [ भाग 3 (1) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मोना श्रीवास्तव ध. प. अशोक श्रीवास्तव निवासी-175, डोकरीघाट पारा, विजय वार्ड क्र. 
2, जगदलपुर, जिला बस्तर (छ. ग.) की हूँ. मेरा वास्तविक नाम मोना श्रीवास्तव है जो कि मेरे मतदाता परिचय पत्र में दर्ज है, किन्तु मेरे आधार 
कार्ड में लीलाबती श्रीवास्तव दर्ज है, जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत 


कर दी हूँ. 


अतः अब से मुझे मोना श्रीवास्तव ध. प. अशोक श्रीवास्तव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


लीलाबती श्रीवास्तव 
पति-अशोक श्रीवास्तव 
निवासी-175, डोकरीघाट पारा, 
विजय वार्ड क्र.-2, जगदलपुर, 
जिला-बस्तर (छ. ग.) 


नया नाम 


मोना श्रीवास्तव 
पति-अशोक श्रीवास्तव 
निवासी-175, डोकरीघाट पारा, 
विजय वार्ड क्र.-2, जगदलपुर, 
जिला-बस्तर (छ. ग.) 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मनीषा प्रजापति ध. प. श्री मुकेश कुमार प्रजापति, उम्र 36 वर्ष, जाति कुम्हार, निवासी- 
डी.बी.-6, चंदेला विहार, व्यापार विहार रोड, के पास, बिलासपुर तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.) की हूँ. मेरा वास्तविक नाम मनीषा 
प्रजापति है जो कि मेरे ड्रायविंग लायसेंस, पैनकार्ड व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है, किन्तु मेरे आधार कार्ड में मनीष प्रजापति दर्ज है जिसे परिवर्तित 
कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे मनीषा प्रजापति ध. प. श्री मुकेश कुमार प्रजापति के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


मनीष प्रजापति 
(Manisha Prajapati ) 
पति-श्री मुकेश कुमार प्रजापति 
निवासी-डी.बी.-6, चंदेला विहार, 
व्यापार विहार रोड, 
के पास, बिलासपुर 
तह. व जिला-बिलासपुर (छ. ग.) 


नया नाम 


मनीषा प्रजापति 
(Manisha Prajapati ) 
पति-श्री मुकेश कुमार प्रजापति 
निवासी-डी.बी.-6, चंदेला विहार, 
व्यापार विहार रोड, 
के पास, बिलासपुर 
तह. व जिला-बिलासपुर (छ. ग.) 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 23 फरवरी 2024 105 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मालिक राम आत्मज श्री सुन्दर लाल, उम्र 44 वर्ष, निवासी-ग्राम खेदामारा सतनाम चौक, 
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. मेरा व मेरे पिता का वास्तविक नाम मालिक राम आ. सुन्दर लाल है जो मेरे आधार कार्ड व शैक्षणिक प्रमाण 
पत्रों में दर्ज है, किन्तु ऋण पुस्तिका में मालिक दास आ. बनऊ दर्ज है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम 
प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे मालिक राम आत्मज श्री सुन्दर लाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
मालिक दास मालिक राम 
पिता-श्री बनऊ पिता-श्री सुन्दर लाल 
निवासी-ग्राम-खेदामारा, निवासी-ग्राम-खेदामारा, 
सतनाम चौक, सतनाम चौक, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 
नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मुर्शरत फारूकी आत्मज राज फारूकी, उम्र 24 वर्ष, निवासी-जैन मंदिर रोड, बाजार चौक, 
भिलाई-3 जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. मेरा वास्तविक नाम मुर्शरत फारूकी (Musharrat Farooqui) है जो कि मेरे आधार कार्ड व कुछ 
शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है, किन्तु मेरे कक्षा 10वीं की अंकसूची में मुर्सरत फारूकी (Mushrrat Farooqui)est है जिसे परिवर्तित कर 
वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे मुर्शरत फारूकी आत्मज राज फारूकी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
मुर्सरत फारूकी मुर्शरत फारूकी 
(Mushrrat Farooqui ) (Musharrat Farooqui ) 
पिता-राज फारूकी पिता-राज फारूकी 
निवासी-जैन मंदिर रोड, निवासी-जैन मंदिर रोड, 
बाजार चौक, भिलाई-3, बाजार चौक, भिलाई-3, 


जिला-दुर्ग (छ. ग.) जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


106 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 23 फरवरी 2024 [ भाग 3 (1) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती कृपाली सतीश सातपुते ध. प. श्री सतीश सुरेशराव सातपुते, उम्र 32 वर्ष, निवासी- 
एच.आई.जी.-आई. 66, सेक्टर 1, दीनदयाल उपाध्याय नगर, डंगनिया, रायपुर (छ. ग.) की हूँ. पूर्व में मेरा नाम कृपाली दिवाकरराव वानरे आ. 
श्री दिवाकर गोविंदराव वानरे था जो मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है तथा मैं इसी नाम से जानी पहचानी जाती थी. मेरा विवाह दिनांक 
15-12-2013 को श्री सतीश सुरेशराव सातपुते के साथ सम्पन्न हुआ. विवाह पश्चात्‌ मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम कृपाली सतीश 
सातपुते ध. प. सतीश सुरेशराव सातपुते रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ प्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब से मुझे श्रीमती कृपाली सतीश सातपुते ध. प. श्री सतीश सुरेश राव सातपुते के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया 


जावे. 
पुराना नाम नया नाम 
कृपाली दिवाकरराव वानरे श्रीमती कृपाली सतीश सातपुते 
पिता-श्री दिवाकर गोविंदराव वानरे पति-श्री सतीश सुरेशराव सातपुते 
निवासी-एच. आई .जी. आई .-66, निवासी-एच.आई .जी.आई .-66, 
सेक्टर-1, सेक्टर-1, 
दीनदयाल उपाध्याय नगर, दीनदयाल उपाध्याय नगर, 
डंगनिया, रायपुर डंगनिया, रायपुर 
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) 
नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सिया महानंद आत्मजा श्री रामू, उम्र 26 वर्ष, निवासी-233/ए, जोन 02, टीना खोली, वार्ड नं. 
25, चरोदा, तहसील भिलाई-3, जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. मेरा वास्तविक नाम सिया महानंद है जो कि मेरे आधार कार्ड व पैनकार्ड में दर्ज है. 
मेरे पिता का वास्तविक नाम रामू है जो कि उनके रेलवे सर्विस रिकार्ड में व मेरे कुछ शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, दाखिला पंजी में दर्ज है. मेरी माता का 
वास्तविक नाम मदना बाई है जो कि उनके आधार कार्ड व पैनकार्ड में दर्ज है, किन्तु मेरे आधार कार्ड, पैनकार्ड में मेरे पिता का नाम रामू महानंद 
तथा मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्र, दाखिला पंजी में मेरा नाम कु. शिया व अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में 59199 व माता का नाम वंदना दर्ज है जिसे 
परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे सिया महानंद आत्मजा श्री रामू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
Shiya, कु. शिया सिया महानंद 
पिता-श्री रामू महानंद (9199 Mahanand) 
माता-वंदना पिता-श्री रामू 
(Vandna) (D/o-Shri Ramu) 
निवासी-233/ए, जोन-02, माता-मदना बाई 
टीना खोली, वार्ड नं.-25, (M/o-Madna Bai) 
चरोदा, तहसील भिलाई-3, निवासी-233/ए, जोन-02, 
जिला-दुर्ग (छ. ग.) टीना खोली, वार्ड नं.-25, 


चरोदा, तहसील भिलाई-3, 
जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


भाग 3 (1) ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 23 फरवरी 2024 107 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रॉयल पैरोज वॉल्टर आत्मज श्री ई. एम. सी. वॉल्टर, उम्र 28 वर्ष, निवासी-क्वार्टर नं. 7/ 
ए., सड़क a. 38, सेक्टर 5, वार्ड नं. 45, भिलाई, पोस्ट सिविक सेंटर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. मेरा वास्तविक नाम रॉयल पैरोज 
वॉल्टर है जो कि मेरे जन्म प्रमाण पत्र व मेरे आधार कार्ड में दर्ज है, किंतु मेरे कक्षा दसवीं व बारहवी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र FW Royal Peroze 
दर्ज है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब से मुझे रॉयल Wes वॉल्टर आत्मज श्री ई. एम. सी. वॉल्टर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
रॉयल पैरोज रॉयल पैरोज वॉल्टर 
(Royal Peroze) (Royal Peroze Walter) 
पिता-श्री ई. एम. सी. वॉल्टर पिता-श्री ई. एम. सी. वॉल्टर 
(S/o- Shri E. M. C. Walter) (S/o- Shri E. M. C. Walter) 


निवासी-क्वार्टर नं.-7/ए., 


निवासी-क्वार्टर नं.-7/ए., 
सड़क नं.-38, सेक्टर-5, 


सड़क नं.-38, सेक्टर-5, 


वार्ड नं.-45, भिलाई, वार्ड नं.-45, भिलाई, 
पोस्ट-सिविक सेंटर, पोस्ट-सिविक सेंटर, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 
उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, संदीप कुमार देशमुख आत्मज श्री दीपक राव देशमुख, उम्र 40 वर्ष, निवासी-एम.आई.जी. 
21, वैशाली नगर, थाना-वैशाली नगर, सुपेला, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. मेरा तथा मेरे पिता का वास्तविक नाम संदीप कुमार 
देशमुख आ. दीपक राव देशमुख है जो कि मेरे आधार कार्ड, पैनकार्ड व बैंक रिकार्ड में दर्ज है, किन्तु मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण vat में संदीप 
कुमार आ. दीपक कुमार दर्ज है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे संदीप कुमार देशमुख आत्मज श्री दीपक राव देशमुख के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
संदीप कुमार संदीप कुमार देशमुख 
(Sandeep Kumar) (Sandeep Kumar Deshmukh) 
पिता- श्री दीपक कुमार पिता- श्री दीपक राव देशमुख 
(S/o-Shri Deepak Kumar) (S/o-Shri Deepak Rao Deshmukh) 
निवासी-एम.आई.जी.-21, निवासी-एम.आई.जी.-21, 
वैशाली नगर, वैशाली नगर, 
थाना-वैशाली नगर, थाना-वैशाली नगर, 
सुपेला भिलाई, सुपेला भिलाई, 


तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


108 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 23 फरवरी 2024 [ भाग 3 (1) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रामफल कश्यप आत्मज स्व. सिरिया राम, उम्र 42 वर्ष, निवासी-ग्राम सकेरी, पो. बांधा, 
थाना+तहसील तखतपुर, जिला बिलासपुर (छ. ग.) का हूँ. मैं उच्च न्यायालय बिलासपुर छ. ग. में कार्यरत हूँ. मेरा वास्तविक नाम रामफल कश्यप 
है जो कि मेरे आधार कार्ड, प्रान कार्ड, पैनकार्ड, मतदाता परिचय पत्र, बैंक रिकार्ड व कुछ शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है किन्तु मेरे सर्विस रिकार्ड 
व कक्षा Sot के शैक्षणिक प्रमाण पत्र में मेरा नाम रामफल कुर्मी दर्ज है जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम 
प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब से मुझे रामफल कश्यप आत्मज स्व. सिरिया राम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
रामफल कुर्मी रामफल कश्यप 
(Ramfal Kurmi) (Ramfal Kashyap) 
पिता-स्व. सिरिया राम पिता-स्व. सिरिया राम 
निवासी-ग्राम-सकेरी निवासी-ग्राम-सकेरी 
पो.-बांधा पो.-बांधा 
थाना+तहसील-तखतपुर थाना+तहसील-तखतपुर 
जिला-बिलासपुर (छ. ग.) जिला-बिलासपुर (छ. ग.) 


SURNAME CHANGE 


It is hereby notified for the information of all Authorities Concerned and the public that. I Usha Thakur wife 
of Shri Girwar Singh, a resident of Block No. 141/A, 1-NA Type, Ward No. 08, Central T/Ship, P. O. Dalli Rajhara, 
Tahsil Dondi, District Balod (C. G.) Pin 491228, Earlier my name was Usha. I have changed my name to Usha Thakur 
by adding the Surname “Thakur” to my name. I have submitted an affidavit before the competent authority regarding, 
registering my changed new name in all my government/semi-government records/documents. 


hereafter I will be known by the name Usha Thakur wife of Shri Girwar singh in future for all purposes. 


OLD NAME NEW NAME 
Usha Usha Thakur 
W/o- Shri Girwar Singh W/o- Shri Girwar Singh 
Add- Block No.-141/A, Add- Block No.-141/A, 
1-NA Type, Ward No.-08, Central 1-NA Type, Ward No.-08, Central 
T/Ship, P. O.-Dalli Rajhara, T/Ship, P. O.-Dalli Rajhara, 
Tahsil-Dondi, Tahsil-Dondi, 
District-Balod (C. G.) District-Balod (C. G.) 


Pin-491228 Pin-491228 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 23 फरवरी 2024 109 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, नवनीत जॉन आत्मज स्व. युसूफ जॉन, उम्र 57 वर्ष, निवासी-क्वाटर नं.-15/सी, सड़क 
एवेन्यू-ए, सेक्टर 6, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ. मेरा वास्तविक नाम नवनीत 


जॉन है जो कि मेरे आधार कार्ड, पैनकार्ड व बैंक रिकार्ड में दर्ज है, किन्तु मेरे सर्विस रिकार्ड में नवनीत दर्ज है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम 
को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे नवनीत जॉन आत्मज स्व. युसूफ जॉन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
नवनीत नवनीत जॉन 
(Navnit ) 


(Navnit John) 
पिता-स्व. युसूफ जॉन 
(S/o- Late Yusuf John ) 
निवासी-क्वाटर नं.-15/सी, 
सड़क एवेन्यू-ए, 
सेक्टर-6, भिलाई नगर, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


पिता-स्व. युसूफ जॉन 
(S/o- Late Yusuf John ) 
निवासी-क्वाटर नं.-15/सी, 
सड़क एवेन्यू-ए, 
सेक्टर-6, भिलाई नगर, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शबाना परवीन ध. प. मोहम्मद सीमाब अंसारी, उम्र 40 वर्ष, निवासी-पलाट नं. 17, सड़क 
नं. 3/ए, सुन्दर नगर, जुनवानी रोड, कोहका, भिलाई, पोस्ट सुपेला, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) 490023 की हूँ. मेरा वास्तविक नाम 
शबाना परवीन है जो कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य समस्त दस्तावेजों में दर्ज है, किन्तु मेरे पुत्र मोहम्मद साकिब अंसारी के जन्म प्रमाण 
पत्र में शबाना अंसारी दर्ज है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे शबाना WA ध. प. मोहम्मद सीमाब अंसारी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 


शबाना अंसारी 
(Shabana Ansari ) 
पति-मोहम्मद सीमाब अंसारी 
(W/o-Mohammed Seemab Ansari ) 
निवासी-पलाट 4.-17, 
सड़क नं.-3/ए, सुन्दर नगर, 
जुनवानी रोड, कोहका, 
भिलाई, पोस्ट सुपेला, भिलाई, 
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) 
पिन- 490023 


शबाना परवीन 
(Shabana Parveen) 
पति-मोहम्मद सीमाब अंसारी 
(W/o-Mohammed Seemab Ansari ) 
निवासी-पलाट नं.-17, 
सड़क नं.-3/ए, सुन्दर नगर, 
जुनवानी रोड, कोहका, 
भिलाई, पोस्ट सुपेला, भिलाई, 
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) 
पिन- 490023 


110 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 23 फरवरी 2024 [ भाग 3 (1) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, भारत लाल वर्मा आत्मज श्री भूखन लाल वर्मा, उम्र 55 वर्ष, निवासी-वार्ड नं. 15, महामाया 
पारा, पथरी रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूँ. मेरा घरेलु नाम गिरवर है जो कि मेरे राजस्व अभिलेखों में दर्ज है. मैंने अपना नाम 
परिवर्तित कर नया नाम भारत लाल वर्मा रख लिया हूँ. मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे समसत शासकीय/अर्द्शासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज 
कराने क संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे भारत लाल वर्मा आत्मज श्री भूखन लाल वर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
गिरवर भारत लाल वर्मा 
पिता-श्री भूखन लाल वर्मा पिता-श्री भूखन लाल वर्मा 
निवासी-वार्ड नं.-15, महामाया पारा, निवासी-वार्ड नं.-15, महामाया पारा, 
पथरी रायपुर, पथरी रायपुर, 
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) 
उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, डॉ. रविशंकर सत्यार्थी, आत्मज जगत लाल सत्यार्थी, उम्र 66 वर्ष, निवासी-पदुमनगर 
भिलाई-3, तहसील भिलाई-3, जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. मेरा वास्तविक नाम डॉ. रविशंकर सत्यार्थी है जो कि मेरे आधार कार्ड व पैनकार्ड में 
दर्ज है, किन्तु मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में रवि शंकर दर्ज है जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी 
के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब से मुझे डॉ. रवि शंकर सत्यार्थी आत्मज जगत लाल सत्यार्थी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
रवि शंकर डॉ. रवि शंकर सत्यार्थी 
पिता-जगत लाल सत्यार्थी पिता-जगत लाल सत्यार्थी 
निवासी-पदुमनगर, भिलाई-3, निवासी-पदुमनगर, भिलाई-3, 
तहसील-भिलाई-3, तहसील-भिलाई-3, 


जिला-दुर्ग (छ. ग.) जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


भाग 3 (1) ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 23 फरवरी 2024 111 


विविध 


न्यायालयों की सूचनाएं 


न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक लोक न्यास डौण्डी, जिला बालोद (छ. ग.) 


दल्लीराजहरा , दिनांक 15 फरवरी 2024 


प्रारूप क्र. 4 
[ देखे नियम 5 (1) ] 


[ छ. ग. लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30 छ. ग. लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5(1) के द्वारा पंजीयक लोक न्यास डौण्डी 
जिला बालोद के समक्ष ] 


क्रमांक/230/प्र.अनु.अधि./2024.--यह कि आवेदक श्री शांतिलाल an. मोतीलाल जैन, निवासी = शांति नगर रायपुर तहसील व 
जिला रायपुर छ. ग. एवं अन्य (प्रकट प्रभावी जिनकुशल सूरी मेमोरियल ट्रस्ट Cech राजहरा) ने छ. ग. लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 
30) की धारा-4 के अंतर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया है, एतद्द्वारा 
सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित आवदेन पर दिनांक 18-03-2024 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा। 


किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को सूचना के प्रकाशन की 
तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा पलीडर 
या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा। 


अनुसूची 
(लोक ट्रस्ट का नाम, पता व सम्पत्ति का विवरण) 

लोक न्यास का नाम एवं पता :- प्रकट प्रभावी जिनकुशल सूरी मेमोरियल ट्रस्ट दल्‍्ली राजहरा 

चल संपत्ति - 7 करोड़ रुपये 

अचल सम्पत्ति - निरंक 

सुरेश कुमार साहू 
अनुविभागीय अधिकारी (रा.) 
एवं पंजीयक. 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित--2024. 


